निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 वैशाख 1939 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 8 मई 2017 


( सं0 पटना 373) 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

3 मई 2017 
सं० म० / यो० - 13 / 2016 - 524 - तृतीय कृषि रोड मैप 2017 - 2022 अन्तर्गत मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए योजनाओं 
के सूत्रण हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिसूचना सं० 177 दिनांक 15.02. 2017 द्वारा समिति गठित 
है । बैठक में भाग लेने हेतु केवल सेवा निवृत्त वैज्ञानिक / गैर सरकारी सदस्यों के राज्य से बाहर से आने तथा वापसी 
हेतु वायुयान एवं अन्य भत्ता का भुगतान निम्नलिखित रूप में किया जायेगा । 

1 . पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु राज्य के बाहर के सदस्यों को पटना आने तथा वापस जाने का 
वायुयान एवं अन्य वास्तविक व्यय , पटना में आवासन तथा बैठक में भाग लेने हेतु ₹1000 / - दैनिक भत्ता का भुगतान 
किया जाएगा । 

2. सदस्यों क्षरा समर्पित प्रमाणकों को स्वीकृत कर राशि का भुगतान बजट शीर्ष - 2405 - मछली 
पालन - 001 - निदेशन तथा प्रशासन - 0001 - मत्स्य विकास योजना विपत्र कोड - 02 - 2405000010001 के 0001 - 2802 
संविदा सेवाएं इकाई को आवंटित राशि से निदेशक मत्स्य द्वारा किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 373 - 571 + 30 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


